निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आश्विन 1935 ( श ) 
( सं0 पटना 750 ) पटना, सोमवार , 30 सितम्बर 2013 

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


अधिसूचना 

18 जुलाई 2013 
सं0 723 - श्री राम जानकी मंदिर, मसौढ़ी, जिला - पटना पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक 
न्यास है , जिसकी निबंधन सं0 949 है । इस न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा , सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक विकास हेतु 
बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा - 32 के अन्तर्गत पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 713, दिनांक 
26 / 06 / 2008 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी की अध्यक्षता में एक न्यास समिति 05 वर्षों के लिए गठित की गयी 
थी । समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है । 

न्यास समिति के सचिव द्वारा समिति के कार्यकाल में किये गये कार्यों से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन भी पर्षद को 
प्राप्त हुआ है । अतः इस न्यास समिति का कार्यकाल अगले 05 वर्षों के लिए विस्तारित किया जाता है । 

आदेश से , 
किशोर कुणाल , 

अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 750 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


